निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 183 ) 


___ 1 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 20 फरवरी 2014 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 जनवरी, 2014 
सं0 2 / पी01 -1033 / 85 गृ0आ0 - 578 - चूँकि राज्य सरकार द्वारा गृह ( आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश 
सं0 - 7082 दिनांक 15.09.2011 द्वारा राज्य के 30 जिलों, यथा -सिवान , सारण, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ), 
पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया), बगहा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर , दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया , सहरसा, पूर्णिया , कटिहार , 
किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बाँका, नवगछिया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, 
नवादा, कैमूर एवं बक्सर में " अनुसूचित जाति / जनजाति थाना” के सृजन की स्वीकृति संबंधी निर्णय संसूचित किया 
गया है ; 

__ इसलिए, अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा,- 2 की उप - धारा ( ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, उक्त थानों को दिनांक 15.09.2011 के भूतलक्षी प्रभाव से " अनुसूचित जाति / जनजाति 
थाना के रूप में घोषित करती है । उनकी स्थानीय अधिकारिता एवं मुख्यालय वही होगी जो उक्त संबंधित जिलों 
की है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामजीवन सत्यार्थी, 
सरकार के उप - सचिव । 


ROER JGIC (31HTET UT), 20 na 2014 

The 24th January 2014 
No. 2/P1- 1033/ 85 H .(P )-578 — Whereas, the State Government has communicated its 
decision regarding creation of " Scheduled Caste/ Tribe Police Station " in 30 districts of 
state , namely -Siwan , Saran , Gopalganj, East Champaran (Motihari ), West Champaran 
( Betiah ), Bagha , Sitamarhi, Shivhar, Muzaffarpur, Darbhanga, Madhubani, Khagadia , 
Saharsa, Purnia, Katihar , Kishanganj, Araria , Madhepura , Supaul, Lakhisarai , Sheikhpura, 
Jamui, Banka , Nawgachhia , Arwal, Jahanabad , Aurangabad , Nawada, Kaimur and Buxar 


vide Home ( Police ) Department s sanction order No . 7082 dated 15 . 09 .2011; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -Section (S ) of Section - 2 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 , the State government, hereby, declares the 
aforesaid Police Station as " Scheduled Caste/ Tribe Police Station " with retrospective 
effect from dated 15.09.2011. Their local jurisdiction and Headquarter will be the same as 
the concerned districts . 

By order of the Governor of Bihar, 

RAMJIWAN SATYARTHY , 


Ille as 


Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC (31HTERUT ) 183 -571 + 10 - Ocotton 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


